निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 419 ) 


3 भाद्र 1933 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 25 अगस्त 2011 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- - - - - - - - 


अधिसूचना 

31 जनवरी 2011 
सं0 1 स्था० - 143/ 07 - 216/वि०स० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 808 , दिनांक 24 
मई 2007 द्वारा श्री ब्रज किशोर सिंह प्रभात , उप - सचिव की दिनांक 31 मई 2007 के अप० से 
सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 01 जून 2007 से उप - सचिव के उक्त रिक्त स्थायी पद पर सभा 
सचिवालय के पत्र सं० 148 , दिनांक 25 जनवरी 2007 द्वारा सृजित उप - सचिव के छाया पद के विरुद्ध 
कार्यरत श्री राज किशोर रावत , उप - सचिव को दिनांक 01 जून 2007 के प्रभाव से समायोजित करते हुए 
श्री रावत द्वारा धारित उक्त उप - सचिव के छाया पद को समाप्त किया जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया , 
अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 419-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


